212 


HARYANA GOVT GAZ., MAY 24 , 1994 (JYST. 3, 1916 SAKA ) . 


(PART I 


- 


क्रमांक 1046--2-94/ 8979. - श्री राम सिंह, पुत्र श्री गाहड़ सिंह, निवासी गांव सांवड़, तहसील दादरी , 
जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) ( 1 ) तया 3( 1 ) के अधीन मरणार 
की अधिसूचना क्रमांक 1764- ज- 1-81/ 34747, दिनांक 24 सितम्बर , 1981 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 


2 . 


भव श्री राम सिंह उर्फ रण सिंह की दिनांक 29 मार्च , 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
पधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री राम सिंह उर्फ रण सिंह की विधवा श्रीमती खेमा देवी के नाम खरीफ, 1988 से खरीफ 
1992 तक 300 रुपये वार्षिक तया रबी 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील 
करते हैं । 

रघुबीर शर्मा, 


। 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 


राजस्व विभाग । 


. 


. 


. 


